160 


HARYANA GOVT GAZ.,APRIL 30 ,1996 (VYSK .10,1918 SAKA) 


[ PARTI 


राजस्व विभाग 


युद्ध जागीर 


दिनांक 14 मार्च, 1996 


2 . 


क्रमांक 40 5 - ज - 2-96/ 7059.--- श्री कर्म सिंह, पुन गुलाब सिंह, निवासी गांव मसिम्बल, तहसील जगाधरी ,जिला 
अम्बाला ( अब यमुनानगर) को पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम, 1948 की धारा 2(९ ) ( 1ए) तथा 3 ( 1ए ) के अधीन सरकार 
की अधिसूचना क्रमांक 1935 - ज -- 1-75/ 25216, दिनांक 18 अगस्त , 1975 द्वारा 150 रुपये वार्षिक और उसके बाद 
अधिसूचना क्रमांक 1789- ज - 1-79/ 44040, दिनांक 30 अक्तूबर , 1979 द्वारा 150 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये 
वार्षिक की दर से जामीर मंजूर की गई थी । 

श्री कर्म सिंह की दिनांक 18 जनवरी , 1995 को हुई मृत्यु के परिणाम स्वरूप हरियाणा के 
राज्यपाल , उपरोक्त अधिनियम ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें माज तक संशोधन किया 
गया है ) की धारा 4 के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस जागीर को श्री कम सिंह की विधवा 
श्रीमती मान कोर के नाम खरीफ , 1995 से 1,000 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शो के अन्र्तगत तबदील 
करते हैं । 

क्रमांक 442 - ज - 2-96/ 706 3.-~ श्री पूर्ण सिंह, पुत्र श्री जीवन सिंह, निवासी गांव संधार, तहसील जगाधरी, 
जिला अम्बाला ( अब यमुनानगर) को पूर्वी पंजाब बुद्ध पुरुस्कार अधिनियम, 1948 की धारा 2 ( ए ) (1 ए) तथा 3 (1 ए) के प्रवीन 
सरकार की अधिसूचना क्रमांक 388 ज-- 1-77 / 9271, दिनांक 11 अप्रैल , 1977 धारा 150 रुपये वाषिक्ष पोर उसके 
बाद अधिसूचना क्रमांक 1789-1-1-70/ 44040, दिनांक 30 अक्तूबर, 1979 द्वारा 150 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये 
वार्षिक की दर से जागीर मंजूर की गई थी । 

2 . अब · श्री पूर्ण सिंह की दिनांक 7 अक्तूबर, 1995 को हुई मृत्यु के परिणाम स्वरूप हरियाणा के 
राज्यपाल , उपरोक्त अधिनियम ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें पाज तक संशोधन किया 
गया है) की धारा 4 के अधीन प्रदान की मई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस जागीर को श्री पूर्ण सिन की विधवा 
श्रीमती अमर कौर के नाम रवी , 1996 से 1,000 रुपये वार्षिक की दर से सना में री गई शों के अन्तर्गत 
तबदील करते है । 

( हस्ताक्षर ) 
प्रवर सचिव , हरियाणा सरकार , 

राजस्व विभाग । 


. 


AGRICULTURE DEPARTMENT 


The 15th February , 1996 
No. 157-Agri. II(2 ).96 /2038.-- In exercise of the powers conferred by section 41 of the Ware. 
housing Corporations Act , 1962 ( Act 58 of 1962 ), and all other powers enabling him in this behalf , 
the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana Warehousing 
Corporation Rules , 1969 , namely : 

1. These rules may be may called the Haryana Warehousing Corporation (Amendment) Rules, 
1996. 

2. In the Haryana Warehousing Corporation Rules, 1969, after rule 3 , the following rules shall 
be inserted , namely : 

" 3- A. Arrangement for joint working sections 24( e) and 41 (2 )(i) the Corporation may establish 

and run Inland Container Depot., Container Freight Station , Air Cargo Terminal and create 
infrastructure for the purpose of handling , marketing and other warehousing related services 
in respect of agricultural produce, or notified commodity as defined in section 2 of the Act , 
either alone or in partnership or as a joint venture with the Central or State Government 
Departments or a body corporate or established by an Act of Parliament or a State Legislature 
or co -operative society or a company incorporated under the Companies Act, 1956 , or private 

entrepreneur . 
3- B . Assistance for diversification and production of agricultural produce , sections 24 (e) and 

41(2 )()) . The Corporation to promote and diversify its business , may aid , assist and finance 
programmes or projects for diversification and Production of agricultural produce." 


